निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 107 ) 


18 चैत्र 1931 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 8 अप्रील 2009 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

4 मार्च 2009 
सं० स्था . - 07 - 03 / 2009 - 361 — निगरानी थाना कांड संख्या 013 / 2009, दिनांक 19 फरवरी 2009 
धारा - 7 / 13(2) - सह - पठित धारा - 13(1 ) ( डी ) भ . नि . अधि. 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त , श्री सुधाकर पाण्डेय , विशेष 
ईख पदाधिकारी, गोपालगंज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा गठित धावा दल के द्वारा 
दिनांक 19.02. 2009 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने एवं गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिए जाने के 
कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीयकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 9( 2 ) ( क ) के प्रावधानों के तहत 
गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 19.02. 2009 के प्रभाव से निलंवित किया जाता है । यह कांड सम्प्रति निगरानी विभाग 
( अन्वेषण ब्यूरो) के यहाँ अनुसंधानान्तर्गत है । 
2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुकूल देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजबल्लभ सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 107-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 


